PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ., JAN. 24, 1978 ( MAGHA 4, 1899 SAKA) 


83 


HEALTH DEPARTMENT 

The 6th January, 1978 
No. 4969-411BIT-77141545 . In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 9 
of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 ( Central Act 37 of 1954 ), read with rule 8 of the 
Prevention of Food Adulteration Rules , 1955 , and all other powers enabling him in this behalf , the 
Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Haryana Government, Health 
Department , notification No. 3274-4HPII- 77/ 17368, dated the 9th June, 1977 , namely : 

AMENDMENT 
In the said notification, serial number 19 and the entries thereagainst shall be omitted , 

The 12th January, 1978 
No. 341-3HBII - 77 / 41385. - In exercise of the powers conferred by section 21 of the Drugs and 
Cosmetics Act , 1940 (Central Act 23 of 1940 ), the Governor of Haryana hereby appoints the following 
persons as Inspectors for the purpose of Chapter IV of the said Act throughout the State of Haryana :-- 

1. Shri Om Parkash Aggarwal , Deputy State Drugs, Controller . 
2. Shri Mukand Lal, Drugs Inspector . 
3. Shri Durga Parshad , Drugs Inspector . 
4. Shri Chander Parkash Mehta , Drugs Inspector . 
5. Shri Suresh Kumar Dua, Drugs Inspector . 
6. Shri Khazan Singh Kajla , Drugs Inspector. 
7. Shri Kuldip Raj Jain, Drugs Inspector . 
8. Shri Ram Mohan Sharma , Drugs Inspector . 
9. Shri Kailash Kumar , Drugs inspector . 
10. Shri Lal Chand , Drugs Inspector . 
11. Shri Rajinder Kumar, Drugs Inspector . 

V. P. JOHAR, 
Financial Commissioner and Secy . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 6 जनवरी, 1978 
क्रमांक 2009-1(11)-77/672. - पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए ) (1 ) तथा 3(1 ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बुदध सिंह , पुन श्री नारायण सिंह , 

श्री नारायण सिंह , गांव जुण्डला, तहसील 
व जिला करनाल को रबी , 1975 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 2058 -ज (II )-77/676.--- श्री बलभत, पुत्र श्री प्रेम राज , गांव धिमाना पत्तो करमगढ , तमील व जिला जीन्द , 
को दिनांक 23 दिसम्बर , 1976, की हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1ए ) तथा 
3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं, कि श्री बलमत को मुब्लिग 150 रु० वार्षिक 
की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1344-ज ( II )-74/41226, दिनांक 16 दिसम्बर , 1974, द्वारा 
मन्जूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती छोटी के नाम खरीफ़ , 1977 से 150 रु ० वार्षिक की दर से सनद में 
दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 

दिनांक 11 जनवरी , 1978 


, 


क्रमांक 3094 -ज (I)-77/ 1142.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए)( 1) तथा 3(1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बहादुर सिंह, पुत्र श्री लाभ सिंह , गांव हवेली , तहसील नारायणगढ़ , जिला अम्बाला, को 
खरीफ़ , 1974 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


